निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 90 ) 


9 चैत्र 1931 ( श ) 
पटना, सोमवार , 30 मार्च 2009 


खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग 


अधिसूचना 

24 मार्च 2009 
जी०एस०आर० 1, दिनांक 30 मार्च 2009 सरकार की राय में गेहूं की उपलब्धता एवं आपूर्ति सुनिश्चित 
करने के लिए राज्य में अधिप्राप्ति केन्द्रों का संचालन आवश्यक एवं समीचीन है ताकि बिहार के कृषक अपने उपज 
का सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर समुचित लाभ प्राप्त कर सकें । अधिप्राप्ति का कार्य भारतीय 
खाद्य निगम के क्रय केन्द्रो के माध्यम से किया जायेगा । 

2. बिहार सहकारी समितियाँ अधिनियम , 1935 एवं बिहार स्वावलंबी सहकारी समिति अधिनियम , 1996 के 
तहत निबंधित सभी प्रकार एवं स्तर की समितियाँ, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लि0, बिस्कोमान 
तथा नेफेड को भारतीय खाद्य निगम सहित रब्बी विपणन मौसम 2009 - 10 के अन्तर्गत गेहूँ की अधिप्रप्ति करने हेतु 
अभिकरण के रूप में प्राधिकृत किया जाता है । 

3 . उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ( खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण 
विभाग ) भारत सरकार के पत्र सं0 160 ( 4 )/ 2008 पी०वाई० -I दिनांक - 12. 02 . 2009 के द्वारा 
रब्बी विपणन मौसम 2009- 10 के अन्तर्गत गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य रू0 1080 / - प्रति क्वींटल 
निर्धारित किया गया है । 

4. रब्बी विपणन मौसम 2009 - 10 के अन्तर्गत गेहूँ अधिप्राप्ति कार्यक्रम दिनांक - 15 . 04 . 09 
से 31. 07 . 09 तक के लिए प्रभावी होगा । 

( प्र4- र0वि0अधि0 - 01 / 2009 - 926 ) 
बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

सुरेश कुमार वर्मा, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


FER JGIC , (31HTETUT ), 30 HIT 2009 


The 24th March 2009 
G . S . R . No. 1 , dated 30th March 2009 — WHEREAS , the Government is of 
opinion that it is necessary and expedient to set up Wheat procurement centers to ensure 
the availability and supply of wheat on Minimum support price of the wheat in the 
interest of farmers of Bihar . 

2 . All kinds and levels of societies registered under Bihar State Co - operative 
societies Act 1935 & Bihar Swablambi Co -operative societies Act 1996 , Bihar State 
Food corporation , BISCOMAUN , NAFED and Food corporation of India are hereby 
authorised as procurement agencies for the procurement of wheat under Rabi Marketing 
season 2009- 10 . 

3 . The Minimum support price of the wheat has been fixed up Rs. 1080 .00 per 
Quintal under Rabi Marketing season 2008 - 09 as per letter No. 160 (4 ) /2008 P . Y dated 

02 .2009 of Ministry of Consumer Affairs , Food & public Distribution (Food & public 
Distribution Department) Government of India , New Delhi 

4 . This notification shall effective from 15 .04 .2009 to 31. 07 .09 for Rabi 
Marketing season 2008 -09 . 

( Pra . 04 - R . - Vi.- Adhi. - 01/ 2009 - 926 ) 
By the order of Government of Bihar , 

SURESH KUMAR VERMA , 
Joint Secretary of the Government. 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
POET JIJIC ( 31HTERUT) 90 - 571 + 100 - odotto 


